निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 549) 


13 अग्रहायण 1930 ( AO ) 
पटना, वृहस्पतिवार 4 दिसम्बर 2008 


गृह (विशेष ) विभाग 


- - - - 


अधिसूचना 

2 दिसम्बर 2008 
एस0 ओ0 324 , दिनांक 4 दिसम्बर 2008 -वित्त मंत्रालय , ( राजस्व एवं बीमा विभाग) भारत सरकार, नई 
दिल्ली के पत्रांक 671 / 8 / 74 - CUS- VIII दिनांक 31 दिसम्बर 1974 द्वारा निर्गत दिशा निदेश के आलोक में 
कोफेपोसा अधिनियम 1974 के प्रावधानों के तहत प्रधान सचिव, गृह विभाग , बिहार, पटना की अध्यक्षता में एक 
स्क्रीनिंग समिति का गठन किया जाता है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होगें । 


( 1) प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना. 
( 2 ) सचिव , विधि विभाग , बिहार, पटना. 
(3 ) अपर पुलिस महानिदेशक , अपराध अनुसंधान विभाग , बिहार, पटना. 
( 4) आयुक्त, सीमा शुल्क (नि० ), बिहार, पटना 
( 5 ) आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद, बिहार, पटना. 


अध्यक्ष 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 


प्रस्त 


2. स्क्रीनिंग समिति , सीमा शुल्क (नि0 ) बिहार, पटना एवं केन्द्रीय उत्पाद , बिहार, पटना से प्राप्त निरूद्धि 
प्रस्ताव में गुण - दोष के आधार पर समीक्षोपरान्त अपनी अनुशंसा राज्य सरकार को समर्पित करेगी । 

( जे0 / डी0 ई0 कोफे0 - 1 - 03 / 2008- 11456 ) 
बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

एस0 के0 सिंह, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 549 - 571 + 10 - डी0टी0पी0 


